रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


BAICHI 


HOMEN 


पE /APATTI 


* 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 342 ] 
No. 342 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 25 , 2016 / कार्तिक 3 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY , OCTOBER 25 , 2016 /KARTIKA 3 , 1938 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 


सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 25 अक्तूबर , 2016 


सं . 40 / 2015- 2020 
विषय :- सार्वजनिक सूचना सं . 38 /( 2015-20) दिनांक 6 अक्तूबर , 2016 के संबंध में शुद्धिपत्र । 

फा . सं. 01/89/180 / 53 /एएम- 01/ पीसी-2(ख).— विदेश व्यापार नीति , ( 2015- 20 ) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना सं .3 8/( 2015- 20 ) दिनांक 
6 अक्तूबर , 2016 के विषय और पैराग्राफ - 1 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं : 


सार्वजनिक सूचना सं. 38/( 2015- 2020 ) का मौजूदा सार्वजनिक सूचना सं. 38/( 2015-2020 ) का संशोधित 
विषय और पैराग्राफ 

विषय और पैराग्राफ 
विषय: प्रक्रिया पुस्तक ( 2015 - 20 ) के पैरा 2.54 के तहत | विषय : प्रक्रिया पुस्तक ( 2015- 20 ) के पैरा 2. 54 के तहत 
अखण्डित स्क्रैप (एचएमएस -I और एचएमएस -II ) के अखण्डित धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप के आयात को 
आयात को अभिशासित करने की प्रक्रिया । 

अभिशासित करने की प्रक्रिया । 
विदेश व्यापार नीति , ( 2015-2020 ) के पैरा 2.04 के विदेश व्यापार नीति , ( 2015-2020 ) के पैरा 2. 04 के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , | तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, 
विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015- 2020 में विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015- 2020 में 
पैरा 2. 54 - धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप का आयात के पैरा 2. 54- धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप का आयात के 
अंतर्गत समुद्री पत्तनों द्वारा अखंडित स्क्रैप (एचएमएस -I | अंतर्गत समुद्री पत्तनों द्वारा अखंडित धात्विक अपशिष्ट 
और एचएमएस -II) के आयात की मंजूरी अभिशासित करने और स्क्रैप के आयात की मंजूरी अभिशासित करने वाली 
5011 GI/ 2016 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I— SEC . 1 ] 


वाली शर्तों का विवरण देते हुए एक नया पैरा ( V) जोड़ते हैं | शर्तों का विवरण देते हुए एक नया पैरा ( V) जोड़ते हैं जो 
जो निम्नानुसार है: 

निम्नानुसार है: 


2. gu hidupa 1991 BT Tata : Ardurari qah # 38/(2015 -2020) Rania 6 347647 , 2016 # 37H 
शब्दावली एचएमएस-1 और एचएमएसा को अखंडित धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप से बदला जाता है । 


अजय कुमार भल्ला , महानिदेशक, विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 25th October, 2016 

No. 40/ (2015 - 2020) 


Subject : Corrigendum to Public Notice No. 38 /( 2015 -2020) dated 6th October , 2016 . 


No. 01 /89 / 180 /53/AM -01/PC -2 ( B ). — In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the 
Foreign Trade Policy , (2015 - 2020 ), the Director General of Foreign Trade hereby revises the subject and Paragraph 1 
of the Public Notice No.38 / ( 2015 - 2020 ) dated 6th October, 2016 as under : 


Existing subject and Paragraph 1 of Public Notice 
No. 38 /(2015 - 2020 ) 


Revised subject and Paragraph 1 of Public Notice 
No . 38 /( 2015 - 2020 ) 


Subject: Procedure governing import of un - shredded Subject: Procedure governing import of un -shredded 
scrap (HMS- I & HMS- II) under Para 2 .54 of Metallic Waste and Scrap under Para 2 .54 of Handbook 
Handbook of Procedures (2015 - 2020 ). 

of Procedures ( 2015 - 2020 ). 


In exercise of powers conferred under paragraph 2 .04 of 
the Foreign Trade Policy , ( 2015 - 2020 ), the Director 
General of Foreign Trade hereby inserts a new para (v ) 
detailing the conditions governing clearance of imports 
of un - shredded scrap (HMS- I & HMS, II ) by sea ports 
under Para 2 .54 - Import of Metallic Waste and Scrap in 
the Handbook of Procedures , 2015 -2020 as under : 


In exercise of powers conferred under paragraph 2 .04 of 
the Foreign Trade Policy , (2015 - 2020 ), the Director 
General of Foreign Trade hereby inserts a new para ( v) 
detailing the conditions governing clearance of imports 
of un - shredded Metallic Waste and Scrap by sea ports 
under Para 2 .54 - Import of Metallic Waste and Scrap in 
the Handbook of Procedures, 2015 -2020 as under:” 


2 . Effect of this Public Notice : The wordings HMS – I & HMS – II as appearing in Public Notice No. 38 / (2015 
2020 ) dated 6th October, 2016 are replaced by un -shredded Metallic Waste and Scrap . 


AJAY KUMAR BHALLA , Director General of Foreign Trade 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

HARINDRA 
KUMAR 


Digitally signed by 
HARINDRA KUMAR 
Date: 2016 .10.27 12 :09:12 
+05 30 


